निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


Y 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 आषाढ़ 1942 ( श ० ) 
पटना , सोमवार , 22 जून 2020 


( सं ० पटना 370 ) 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

4 जून 2020 
सं० 2 / विविध - 20-03 / 2019-3822 / गृ० आ ० – श्री योगेश्वर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (प्रशिक्षु), राजगीर, 
नालंदा को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 
2017 के अन्तर्गत डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप ( उनके अनुरोध पर ) बिहार पुलिस सेवा से 
पद परित्याग की तिथि से विरमित किया जाता है । 
विरमन के पश्चात् बिहार पुलिस सेवा में भविष्य में इनका कोई दावा विचारणीय नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ईश्वर चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 370-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0। 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


